रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Wea & Usa 
Che Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250896 
CG-DL-E-26122023-250896 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1--खण्ड 3----उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 5217] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945 
No. 5217] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSHA 1, 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 22 दिसम्बर, 2023 


का.आ. 5447(अ).--- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.का.आ. 4034(अ). तारीख 12.09.2023, जो भारत के 
राजपत्र, असाधारण, भाग Il, खण्ड 3, उपखंड (ii) AH प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में 
NH548D के कि.मी. 177.750 से कि.मी.195.375 (उपविभागीय अधिकारी, कर्जत-जामखेड विभाग, कर्जत)तक के 
भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 
तारीख"05.10.2023"को"सार्वमत नगर"और"देशदुत टाईम्स"दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और 
उसका उचित रूप से निपटान किया गया; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


7919 (1/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में NH548D के कि.मी. 177.75 से कि.मी.195.375 (उपविभागीय अधिकारी, 
कर्जत-जामखेड विभाग, कर्जत)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: FETE जिले का नाम: अहमदनगर 
क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या (हेक्टेयर में) 
1 (ae 3 SS ae |. 6 || 


ATT का नाम: जामखेड 


गांव का नाम: पाटोदा 


1 361 निजी (कृषी) कृषी 0.0768 STIS उमराव सय्यद, मुन्शी उमराव 
सय्यद, आजाफ रफियोद्दीन शेख, शहानुर 
अहेमद शेख, शाहेदा निजाम पठाण, 
हानिफा अन्वर पठाण, रशिदा बशीर 
शेख 


गांव का नाम: जामखेड (सटी ) 


निजी (कृषी 0.0404 राघूबाबू म्हेत्रे, बाबा रंगनाथ म्हेत्रे 
आण्णारंगनाथ म्हेत्रे, एकनाथ 
रघुनाथम्हेत्रे, लिलाबाई प्रभु जाधव 
मालन ज्ञानदेव शिंदे, रुक्मिण सखाराम 
भुजबढ्ठ, कोंडाबाई रघुनाथ भुजबछ 
कैलास भानुदास Fea, TAT विश्वास 
जाधव, मंदाउद्धव मोहोछकर, वैशाली 
राजुमोहोछकर, सुमन भानुदास म्हेत्रे 
संभाजीश्रीपती म्हेत्रे, प्रकाश प्रभू FT 
अशोक प्रभू म्हेत्रे शबनम 
AM HATA पठाण, असिफ 
अताऊल्लाखान पठाण, इरफान 
अताऊललाखान पठाण, इब्राहीम 
अताऊललाखान पठाण, रिजवाना 
अताऊललाखान पठाण, समिना 
अताऊल्लाखान पठाण 


कुल योग 0.1172 


[फा. सं. RO/MUM/12014/02/2020-21-MAH(Z-4)/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd December, 2023 


9.0. 5447(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 


and Highways, S.O. 4034(E). Dated:12/09/2023 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, 
Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation 
of NH548D in the stretch of land from Km. 177.750 to Km. 195.375 (Sub Divisional Office, Karjat Jamkhed 
Division) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Sarvmat Nagar” and “deshduth 
times” both dated 05.10.2023 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and 
settled the same appropriately; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 


vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 
SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH548D in the stretch 
of land from Km. 177.750 to Km. 195.375 (Sub Divisional Office, Karjat Jamkhed Division,) in the district of 
AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA 


State: MAHARASHTRA District: AHMEDNAGAR 


Survey/Plot Type of Land Nature of Area Name of Land Owner/Interested 
Number Land (in Person 
Hectares) 
1 2 iL a a Se ae | S| 


Taluk: Jamkhed 
Village: Patoda 


1 361 Private (Agreeculture) Agriculture 0.0768 || Jamir Umrao Syyad, Munshi Umrao 
Syyad, AzafRafiuddin Sheikh, 
Shahanur Ahmed Sheikh, Shaheda 
Nizam Pathan, Hanifa Anwar Pathan, 
Rashida Basheer Shaikh. 


Village: Jamkhed (CT) 


2 786 Private (Agreeculture) Agriculture 0.0404 |} Raghu Babu Mhetre, Baba Ranganath 
Mhetre, Anna Ranganath Mhetre, 
Eknath Raghunath Mhetre, Lilabai 
Prabhu Jadhav, Malan Dyandev Shinde, 
Rukmin Sakharam Bhujbal, Kondabai 
Raghunath Bhujbal, Kailas 
BhanudasMhetre, Lata Vishwas 


Jadhav, Manda UddhavMoholkar, 
Vaishali Raju Moholkar, Suman 
Bhanudas Mhetre Sambhaji Shripati 
Mhetre, Prakash Prabhu Mhetre, Ashok 
Prabhu Mhetre, Shabnam Ataullah 
Khan Pathan, Asif Ataullah Khan 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Pathan, Irfan Ataullah Khan Pathan, 
Ibrahim Ataullah Khan Pathan, 
Rizwana Ataullah Khan Pathan, 


Samina Ataullah Khan Pathan. 


[F. No. RO/MUM/12014/02/2020-21-MAH(Z-4)/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ०0७७४ 


VERMA 


